निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 291 ) पटना , वृहस्पतिवार , 20 अप्रील 2017 


सं० 1 / स्था०( ले०से०) 04 / 2014 - 2809 

वित्त विभाग 


संकल्प 

13 अप्रील 2017 
विषय : - श्री कामेश्वर ओझा, उप बजट नियंत्रक - सह - उप सचिव , वित्त विभाग को दिनांक 04.07. 2008 से 

अपुनरीक्षित वेतनमान में ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में । 

श्री कामेश्वर ओझा, उप बजट नियंत्रक - सह - उप सचिव , वित्त विभाग पूर्व में वाणिज्यकर विभाग के अंतर्गत 
बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी थे। बाद में विकल्प के आधार पर नियुक्ति के प्रावधान के तहत इन्हें बिहार वित्त सेवा में 
नियुक्ति की तिथि से बिहार लेखा सेवा में शामिल किया गया । वाणिज्यकर विभाग की अधिसूचना संख्या 3640, दिनांक 
07. 10. 2013 द्वारा श्री ओझा को 12 वर्षों की सेवा के उपरांत दिनांक 04. 07. 2008 से प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ वेतनमान 
10000 - 15200 मे दिया गया है । श्री ओझा द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान के अंतर्गत ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु किये गये 
अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है : 

1. यदि श्री ओझा 12 वर्षों की सेवा पूर्ण होने तक अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000 - 13500 में बने रहने का 

विकल्प देते हैं तो उन्हें 12 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 04.07. 2008 को अपुनरीक्षित वेतनमान 

रू0 10000 - 15200 में प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ देय होगा । 
2. अपुनरीक्षित वेतनमान में ए०सी०पी० के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ देते हुए वित्त विभागीय 

संकल्प सं0 630, दिनांक 21.01. 2010 के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित किया 

जायेगा । 
3. विकल्प देने हेतु इस संकल्प के निर्गमन की तिथि से तीन माह का समय दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जयंत कुमार सिंह, 
संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 291-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic.in 


